श 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रद 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2012 - चैत्र 17, शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 

( नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ) 


सीधी, दिनांक 26 मार्च 2012 


क्र . 37-2011-12. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , नगरपालिका परिषद् , सीधी की सीमा में परिशिष्ट में दर्शाए क्षेत्र 
को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है . 


उक्त परिशिष्ट में परिभाषिति क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति , निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति हो तो 
वह इस प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति कलेक्टर सीधी को प्रस्तुत करें जिस 
पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. 


अनुसूची- एक 


नगरपालिका सीधी की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व ग्रामों की प्रस्तावित भूमि निम्नानुसार है : 


जिला 


तहसील 


ग्राम का हल्का नं . 


क्षेत्र का विवरण 


घोषित किये जाने वाले 

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) 


सीधी 


गोपद बनास 


कोतर खुर्द, 175 


185.420 


ग्राम कोतर खुर्द, खसरा क्रमांक 01 
से 218 तक सम्पूर्ण भाग. 


31 


32 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2012 


[ भाग 2 


अनुसूची - दो 


अनुसूची - एक की सीमा नगरपालिका परिषद् सीधी की सीमा में सम्मिलित होने पर संशोधित सीमा : 


उत्तर -- ग्राम जमोड़ी, मधुरी कोठार , कोतर कला, कोतर खुर्द की उत्तरी सीमा तक . 


पूर्व - ग्राम कोतर कला, डैनिहा, सीधी खास , मड़रिया एवं सीधी खुर्द की पूर्वी सीमा तक. 


दक्षिण --- ग्राम सीधी खुर्द, अधियार खोह की दक्षिणी सीमा तक . 


पश्चिम - ग्राम सीधी खुर्द, जमोड़ी खुर्द भाग की पश्चिमी सीमा तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मसूद अख्तर, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित. -2012 . 


